रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 28 , 2019 / आषाढ़ 7 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28 , 2019 /ASHADHA 7 , 1941 


सं . 1977 ] 
No. 1977 ] 


नागर विमानन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 जून, 2019 
का . आ . 2191( अ). इस मंत्रालय की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में ए. वी .- 15013/12/ 2016-डीजी जोसा . 
आ .4092 (ई) दिनांक 14. 12. 2019 के रूप में प्रकाशित किया गया था , अध्यक्ष, जांच समिति के रूप में श्री आर एस पासी , 
निदेशक , एएआईबी का नाम , डॉ जितेंद्र लौरा , तत्कालीन सहायक निदेशक , एएआईबी के स्थान पर पढ़ा जाएगा। अधिसूचना 
के अन्य सभी नियम और शर्ते समान हैं । समिति इस अधिसूचना की तारीख के दो महीने के भीतर जांच पूरी करके अपनी 
रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी । 

[सं . एवी -15013/12/ 2016-डीजी ] 
सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th June , 2019 
S .O . 2191(E ). — In partial modification of this Ministry s Notification no . AV - 15013 /12 /2016 -DG published as 
S .O . 4092 ( E ) dated 14 .12 .2019 , the name of the Chairman , Committee of Inquiry be read as Shri R S Passi , Dir , AAIB in 
place of Dr. Jitendra Loura , the then Assistant Director, AAIB . All other terms and conditions of the notification remain 
the same. The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government within two months of 
the date of this notification . 


[ No . AV- 15013/ 12/ 2016- DG ] 

S.K . MISHRA , Jt. Secy. 
3180 GI/ 2019 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

by ALOK KUMAR 

Date: 2019.07.01 
111:53:18 + 05 30 


ALOK 


Digitally signed 


